रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 / 99 


REGISTERED No. D. L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 


सवनयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 90 ] 
No. 90 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , मई 24 , 2013 / ज्येष्ठ 3, 1935 
DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/ JYAISTHA 3, 1935 


[ रा, रा. रा. क्षे. दि, सं . 44 

IN. C .T . D . No. 44 


-on 


भाग - IV 
PART- IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( पुलिस - II) विभाग 

आदेश 
दिल्ली, 24 मई, 2013 


सं . फा . 8 / 79 / 2013 - गृह पुलिस-II / 3875. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की 
अधिसूचना सं. 11011 / 2 / 74 - यूटीएल (i ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप 
धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री प्रमोद कुमार दुबे , 
एडवोकेट को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में राज्य की ओर से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 
406 / 409 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120ख / 34 और 3 / 4 / 5 इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम ( पाबंदी ) 
अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत थाना मोती नगर में दिनांक 7-4 -2011 की प्राथमिकी सं . 84 / 2011 ( 2) भारतीय दंड संहिता , 
1860 की धारा 406 / 409 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120ख / 34 और 3 / 4 / 5 इनामी चिट और धन परिचालन 
स्कीम (पाबंदी) अधिनियम , 1978 के अन्तर्गत थाना मोती नगर में दिनांक 29- 6 - 2011 की प्राथमिकी 152 / 2011 के मामले 
लड़ने के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । उन्हें निम्न प्रकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा: 


2322 DG/2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


उपस्थिति 

11, 000 / - रुपये 
कान्फ्रेंस 

5, 500 / - रुपये 
ड्राफ्टिंग 

5,500 / - रुपये 
वास्तविक के अनुसार व्यय अतिरिक्त होगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


बी. के . तिवारी, उप- सचिव ( गृह ) 


HOME (POLICE - II) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 

Delhi, the 24th May, 2013 
No. F . 8 / 79 /2013 /HP - 11/3875 . - In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of Section 24 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with the Government of India , Ministry of Home Affairs 
Notification No . 11011/ 2/ 74- UTL ( i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital 
Territory of Delhi, is pleased to appoint, Shri Pramod Kumar Dubey, Advocate, as Special Public Prosecutor to 
conduct cases ( 1 ) F.1. R . No. 84/ 2011 dated 07- 04 - 2011 under Sections 406/ 409/ 419/ 420/ 467/ 468 / 471 / 120B/ 34 
of Indian Penal Code , 1860 and 3 /4 /5 Prize Chits Money Circulation Scheme ( Banning ) Act , 1978 P.S . Moti 
Nagar ( 2 ) F.I. R. No. 152/ 2011 dated 29 - 06 - 2011 under Sections 406/ 409/ 419/ 420/ 467/ 468/ 471/ 120 - B/ 34 of 
Indian Penal Code, 1860 and 3 /4 /5 Prize Chits Money Circulation Scheme ( Banning) Act, 1978 P.S .Moti Nagar 
on behalf of the State in the Court of competent jurisdiction . He shall be paid a fee as mentioned below : 


1. Appearance 

Rs. 11, 000 
2 . Conference 

Rs. 5 , 500 
3. Drafting 

Rs. 5 ,500 
4. Expenses shall be extra as per actual 


By order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory ofDelhi, 


B. K . TIWARI, Dy. Secy. (1lome ) 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 24 मई, 2013 
सं . फा . 02 / 9 / 98 / टीई / एडी / खंड-- 11 / 737 -743.- ~- गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 
1968 की अधिसूचना सं . फा . 24 / 78 / 68 - डीएच (एस) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व 
अनुमोदन के साथ इसके साथ संलग्न अनुसूची में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार में व्याख्याता ( अभियान्त्रिकी / प्रौद्योगिकी) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक 
योग्यताओं से संबंधित नियम बनाते हैं , 

उपराज्यपाल आगे आदेश देते हैं कि दिनांक 04 जनवरी, 2008 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फा . 
2 / 9 / 98 / टीई / एडी / 18 तत्काल रद्द समझी जाएगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से तथा उनके नाम पर . 

एस . एन . झा , निदेशक 


- 


- 


. 


- . - 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


अनूसूची 
प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न पॉलिटेक्निक्स में व्याख्याता 

( अभियान्त्रिकी / प्रौद्योगिकी ) के पद के भर्ती नियम 
कॉलम 

प्रस्तावित प्रावधान 
संख्या 
पदनाम 

| व्याख्याता ( अभियान्त्रिकी / प्रौद्योगिकी ) 


पदों की संख्या 


15 


04 


48 


19 


53 


27 


16 


कुल. 312 
इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 
| वास्तु सहायक 

आटोमोबाइल अभियांत्रिकी 
कैमीकल अभियांत्रिकी 
सिविल अभियांत्रिकी एवं निर्माण प्रौद्योगिकी 
कम्प्यूटर अभियांत्रिकी 
विद्युतीय अभियांत्रिकी 
इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी 
इलैक्ट्रोनिक्स, डिजीटल इलैक्ट्रोनिक्स में 
विषेशज्ञता सहित 
| इलैक्ट्रोनिक्स , चिकित्सा इलैक्ट्रोनिक्स में 
विषेशज्ञता सहित 
यंत्रीकरण एवं नियंत्रण 
मकैनिकल अभियांत्रिकी एवं मकैनिकल 
अभियांत्रिकी, अनुरक्षण अभियांत्रिकी में 
विषेशज्ञता सहित 
प्लास्टिक प्रौद्योगिकी 
मुद्रण प्रौद्योगिकी 
उत्पादन अभियांत्रिकी 


06 


06 


71 


08 


10 
07 


जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी 02 
| रेफ्रीजरेशन तथा वातानुकलन 

| 02 (पोस्ट डिप्लोमा ) 
| : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित , अलिपिकीय 


3. 


वर्गीकरण 


पे बैंड एवं ग्रेड पे 


6 ) बी . ई. / बी . टैक. / बी . आर्क. योग्यताओं वाले व्यक्त्यिों के लिये 
| पे बैंड 15, 600 - 39, 100 रुपये, एजीपी 5400 / - रुपये सहित 
| ( ii) समूचित शाखा / विधा में एम. टैक . योग्यताओं वाले व्यक्तियों के 
| लिये पे बैंड 15,600 - 39, 100 रुपये , एजीपी 6000 / - रुपये सहित 


| क्या चयन पद अथवा गैर चयन : लागू नहीं 
पद है 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के : 35 वर्ष से अधिक नहीं 
लिए आयु सीमा 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी 
कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय ) 
टीप : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो 
भारत में रह रहे 

के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम 
तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख 
सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व 
लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 


| 7 . 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से : | अनिवार्य : 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सुसंगत शाखा में 
योग्यताएँ 

अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक उपाधि अथवा 
समकक्ष 
यदि उम्मीदवार के पास अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री है 
तो स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष 
अपेक्षित है । 


टीप 1 : यदि वर्ग / श्रेणी नहीं दी गई है तो कुल अंकों का न्यूनतम 
60 प्रतिशत प्रथम वर्ग / श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा । यदि गेड 
प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित 
समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा 
ग्रेड प्वाइंट 

अंकों का प्रतिशत 
6 . 25 
6 . 75 
7 . 25 
7 .75 


8. 25 


टीप 2: योग्यताएं नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित होनी 
चाहिए तथा दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से नहीं । 


टीप 3: अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा के संबंध में 
योग्यता विषय / विद्या विशेष की वास्तविक अपेक्षा प्रत्येक अपेक्षा के 
समय पर इंगित होगी । 


टीप : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में , लिखित कारणों को 
अभिलेखबद्ध करते हुए , योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक 
पर शिथिलनीय हैं । 
वांछनीय : 
संगत विद्या विशेष में सॉफ्टवेयर पैकेज का ज्ञान , न्यूनतम तीन माह 
के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो अथवा विद्या विशेष के लिये निर्धारित 
अनिवार्य योग्यता की अध्ययन योजना में इंगित 01 समेस्टर 


18. 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों | : | लागू नहीं 
के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता 
एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी लागू होगी 


परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई : एक वर्ष 


भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा : | सीधी भर्ती द्वारा 

या पदोन्नति द्वारा या 
| प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


NA 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


लागू नहीं 


विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने 
वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो 
तो ग्रेड जिनसे 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
किया जाना है 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति : क वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने 
समिति हो तो इसकी संरचना | हेतु ) 
क्या है ? 

1. मुख्य सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - अध्यक्ष 
दिल्ली सरकार 
2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव -- सदस्य 
3. संबंधित विभागाध्यक्ष, तब तक वह - सदस्य 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
में पदेन सचिव न हो । 


13. नेर 


वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के : सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक 
लिए संघ लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लिया जाना है । 


DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION 

NOTIFICATION 

___ Delhi, the 24th May, 2013 
F. No. 2/ 9/ 98/ TE/ AD /Vol. II/ 737 - 743. --In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India read with the Government of India , Ministry of Home Affairs notification No. F24 /78/68- DII(S ) 
dated 24 .09. 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior approval of the Union Public 
Service Commission , is pleased to frame the Recruitment Rules in the Schedule hereto annexed , regarding the method of 
recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of lecturers ( Engineering / Technology) under the 
Directorate of Training & Technical Education , Government of National Capital Territory of Delhi. 


The Lt. Governor is further pleased to order that the earlier notification No. F .2 /9 /98 / TE /AD / 18 dated 04th January, 2008 
shall stand cancelled with immediate effect. 


By order and in the name of 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 


S . N. JHA, Director 


SCHEDULE 


Recruitment Rules for the post of Lecturer ( Engineering/ Technology ) in various Polytechnics under the Directorate of 

Training & Teehnieal Education Government of National Capital Territory of Delhi. 


Col. No . Name of Post 
11 

No . of post 


Approved provisions 
Lecturer (Engineering / Technology ) 
312 * Subject to the variation dependent on Work load 


Architectural Assistantship 
Automobile Engineering 
Chemical Engineering 


15 . 
18 


04 


2322 DG ) 13 - 2 


— . . — 


— 


. - - . .. 


-- - . .- . . 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


Civil Engineering & Construction Technology 
Computer Engineering 
Electrical Engineering 
Electronics & Communication Engineering 
Electronic with specialization in Digital Electronic 

Electronic with specialization in Medical Electronic 
| Instrumentation & Control 
Mechanical Engineering & Mechanical Engg 
with specialization in Maintenance Engg . 
Plastic Technology 
Printing Technology 
Production Engineering 
Public Health & Environmental Engg . 
Refrigeration & Airconditioning (Post Diploma ) 
GCS Group A Gazetted , Non -Ministerial 


Classification 


Pay Band & Grade Payl | PB of Rs. 15600 - 39100 with AGP Rs. 5400 / for persons with BE / B . Tech / B Arch qualification 
Pay Scale 

PB of Rs. 15600 - 39100 with AGP of Rs. 6000 /- for persons with M . Tech qualification in 
appropriate Branch / Discipline 


Whether Selection post | N . A 
or non selection post 
Age limit for direct Not Exceeding 35 years 
recruitment 

Relaxable for GovernmentServants up -to 5 years in accordance with the instructions or order 
issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the 
closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland, 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Island or 

Lakshadweep . 
Educational & other Essential: Bachelor Degree in Engineering/ Technology in the relevant Branch with first class or 
qualifications required equivalent from a recognized University / Institute . If a candidate has a Master s degree in 
for Direct Recruitment Engineering / Technology , First class or equivalent is required at Bachelor or Master s level. 

Note - 1 : If a class /division is not awarded , a minimum of 60 % marks in aggregate shall be 
considered equivalent to 1 " class/ Division . If a Grade point system is adopted , the CGPA will 
be converted to equivalent marks as below : Grade Point Equivalent percentage 

55 % 
6 . 75 

60 % 

65 % 
7 .75 

70 % 
8. 25 

75 % 
Note 2 : Qualification should be acquired through regular programme and not through 
distance Education. 
Note 3 : The exact requirement of subject/ discipline will be indicated at the time of 
Recruitment 
Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC , for reasons to be recorded in 
writing , in the case of candidates otherwise weil qualified. Desirable : Knowledge of Software 
package in relevant discipline as supported by a certificate ofminimum threemonths duration 
or one semester as indicated in the study scheme of the essential qualification prescribed for 
the particular discipline 


6 . 25 


7 . 25 


age 


& 


Not applicable 


Whether 
Educational 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


qualifications 
prescribed for Direct 
Recruitment will apply 
in case of promotees 
Period of Probation , if | One year 
any 
Method of Rectt. | Direct Recruitment 
Whether by Direct 
Rectt.. or by promotion 
or 

by 
deputation / absorption 
& % age of vacancies to 
be filled by various 
method 
(in case of Rectt. By | Not applicable 
Promotion /Deputation / 
Absorption grades, from 
which 
promotion /deputation / 
Absorption to be made ) 
If DPC exists what is the Group A DPC ( For Considering Confirmation) 
Composition 

1. Chief Secretary , Govt. of NCT of Delhi - Chairman 
2. Administrative Secretary to the concerned Department - Member 
3 . Head of Department concerned unless he/she is an Ex officio Secretary in the 

administration Member 


1 


12 


Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment. 


Circumstances in which 
UPSC is to be consulted 
in making recruitment 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delisi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


